रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L. - 33004/ 99 


ला 
khanRRAIL 

errr . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 21 , 2017 / आषाढ़ 30 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2017 /ASADHA 30 , 1939 


सं . 2034 ] 
No. 2034 ] 


आषाढ़ 30,193,703 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 जुलाई , 2017 
का . आ 2295( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) की धारा 3 के 
खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या का. आ . 2455 ( अ), तारीख 19 जुलाई 2016 , जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , 
खण्ड 3, उपखंड ( ii ) में तारीख 19 जुलाई , 2016 को प्रकाशित की गई थी , में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , 


जिला- गारियाबंद, तहसील- गारियाबंद के सरल क्रमांक ( 28 ) मे गांव धवलपुर के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत ; स्थापित 
की जावेगी , अर्थात ( 29 ) चितईकोना ( 30 ) पीतेपानी ( 31 ) गहन्दर ( 32 ) पठार ( 33 ) बहेराबुडा ( 34 ) कोडोहरदी (35 ) जंगल 
धवलपुर 


[ फा . सं. एनएच- 12037/ 34/ 2016/ सीजी/ पी -5 ] 

राजेश गुप्ता, उप - सचिव 


4449GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 20th July, 2017 
S. O . 2295 ( E ). — In exercise of the power conferred by clause (a) of section 3 of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following amendments in the 
notification of the Govt. of India in the Ministry of Road Transport and Highways No. S .O . 2455 (E ) dated 
19th July , 2016 , published in the Gazette of India , Extraordinary Part II, Section 3 , Sub -Section ( ii), dated 
19th July , 2016 namely : 

In the Schedule to the said notification , 
(a ) Relating to District-Gariaband , Tehsil-Gariaband in the last coloumn, after entry serial number ( 28 ) 

village Dhawalpur the following entries shall be inserted namely (29 ) Chitaikona (30 ) Pitepani ( 31) 
Gahandar (32) Pathar (33) Baherabuda (34 ) Kodohardi (35 ) Jangal Dhawalpur 

[ F. No. NH-12037/34/2016/CG/ P-5 ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 20 जुलाई , 2017 


का . आ . 2296 ( अ ). - केन्दीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 के खण्ड 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -130C ( दो लेन / चार लेन 
पेव्हड शोल्डर बनाने आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 4), (5) , (6) और ( 7) में 
क्रम "T: उल्लेखित जिलों, तालुकों, पुलिस थानों और गाँवों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ ( 3) के तत्स्थानी प्रविष्टि में 
विनिर्दिस्ट भूखंड के संबंद में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तंभ (2 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप 
में प्राधिकृत करती हैं । 

__ अनुसूची - 3( a ) 
छत्तीसगढ़ राज्य में राजिम बाईपास के संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 130C के कि . मी .0 + 000 से कि . मी. 17 + 200 तक 
भूमि का अर्जन । 


क्रम संख्या 


सक्षम प्राधिकारी 


भूखंड 


जिला 


तालुका 


पुलिस थाना गाँव का नाम 


1 


अनुविभागीय अधिकारी, 
( राजस्व) कुरुद, जिला 
धमतरी ( छत्तीसगढ ) 


बाईपास 


धमतरी 


मगरलोड 


मगरलोड 


नवागांव 


[ फा . सं . एनएच- 12037/ 34 /2016/ सीजी/ पी - 5 ] 

राजेश गुप्ता , उप – सचिव 


[ 411 II - Qu5 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 20th July 2017 


S .O . 2296 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of section 3 of the National 
Highways Act , 1956 (48 of 1956 ), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in 
Column ( 2 ) of the Schedule annexed here to , as the competent authority to perform the functions of such 
authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette , 
of the stretch National Highway No . 130C for up gradation to 2 /4 line with paved shoulder configuration in 
the state of Chhattisgarh as specified in the Schedule given below . 


SCHEDULE - 3 (a ) 


Acquisition of land in respect of Rajim Bypass of National Highway No. 130C Package 1. in the state of 
Chhattisgarh from Km 0 + 000 to Km 17 + 200 . 


Sr.No . 


Competent 
Authority 


Stretch of 

land 


District 


Taluk 


Police station 


Name of village 


Sub Division 
Office ( Revenue ) 
Kurud , Dist 

Dhamtari 
( Chhattisgarh ) 


| 


Bypass 


Dhamtari Magarlod 


Magarlod 


Navagaon 


[F . No. NH -12037 / 34 /2016 /CG /P - 5 ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 07 . 25 15 : 46 :04 + 05 30 


